सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 आश्विन , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 760 राँची, सोमवार , 


30 सितम्बर , 2019 ( ई ० ) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग। 


अधिसूचना 
31 अगस्त , 2019 


संख्या- 3/पद.-01( ख )-05/2014 का .-6884-- श्रीमती किरण बाला , झा ० प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
589/03, गृह जिला- हजारीबाग) बन्दोबस्त पदाधिकारी, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक बन्दोबस्त पदाधिकारी, हजारीबाग के पद को अपर सचिव कोटि में उत्क्रमित करते हुए 
अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद.-01( ख )-05/2014 का .-6885-- श्री श्रीनारायण विज्ञान प्रभाकर, झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक -574/03, गृह जिला- पटना ) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव, ऊर्जा विभाग, 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


- 


संख्या- 3/ पद.- 01 ( ख) -05/2014 का .- 6886-- श्री भुजेन्द्र बास्की , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
592/03 , गृह जिला- भागलपुर ) राज्य परियोजना निदेशक , झारखण्ड जनजातीय विकास सोसाइटी , 
राँची को अपने कार्यों के साथ अपर सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड, राँची के पद का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 सितम्बर , 2019 
संख्या- 3/ पद.-01( ख)-05/2014 का .- 6887-- श्री सुरेश कुमार दुदानी, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
581/03 , गृह जिला- धनबाद ) उप विकास आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, 
सरायकेला- खरसावाँ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर सचिव , पर्यटन , कला संस्कृति 
खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद.- 01 ( ख ) -05/2014 का .-6888-- श्री मनोहर मराण्डी, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
705/03, गृह जिला- पाकुड़) संयुक्त सचिव , मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त -सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद्, 
साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद .-01( ख) -05/2014 का .-6889-- श्री अरविन्द कुमार मिश्र, झा ०प्र ० से० ( कोटि 
क्रमांक -623/ 03, गृह जिला- गोड्डा) संयुक्त सचिव , महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा 
विभाग, झारखण्ड, रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह- मुख्य 
कार्यपालक पदाधिकारी , जिला परिषद् , खूटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/ पद .-01( ख) -05/2014 का .- 6890-- श्री संजय कुमार , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
689/03, गृह जिला- दुमका) संयुक्त सचिव , मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड , 
राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त- सह -मुख्य कार्यपालक 
पदाधिकारी, जिला परिषद्, सरायकेला- खरसावाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद.-01( ख )-05/2014 का.-6891-- श्री शैलेन्द्र कुमार लाल, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
717/03, गृह जिला- मधुबनी ) संयुक्त सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं 
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास 
आयुक्त - सह - मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है। 


, 


संख्या- 3/पद .-01( ख )-05/2014 का .-6892-- श्री नेलसन एयोन बागे , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
656/03, गृह जिला- राँची ) अपर समाहर्ता, लातेहार को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, कोडरमा के पद को संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है। 


संख्या- 3/ पद.-01( ख) -05/2014 का .-6893-- श्री अशोक कुमार साह , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
668/03 , गृह जिला- दुमका) अपर समाहर्ता, गिरिडीह को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/ पद.-01( ख )-05/2014 का .- 6894-- श्री अंजनी कु ० दुबे, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
673/03, गृह जिला- पटना) अपर समाहर्ता, देवघर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
संयुक्त सचिव , ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 सितम्बर, 2019 


3 


संख्या- 3 /पद. -01( ख)-05/2014 का .-6895-- श्री अनमोल कु ० सिंह , झा ०प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
675/03, गृह जिला- भागलपुर ) अपर समाहर्ता, साहेबगंज , अतिरिक्त प्रभार निदेशक लेखा प्रशासन 
एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक महाप्रबंधक , झारखण्ड पर्यटन विकास निगम- सह- संयुक्त निदेशक पर्यटन , राँची के पद को संयुक्त 
सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/ पद .-01( ख) -05/2014 का.- 6896-- श्री अनिल कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
690 ए/03, गृह जिला- भागलपुर ) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , चतरा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर जिला दण्डाधिकारी ( विधि 
व्यवस्था), धनबाद के पद को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए अपने वेतनमान 
में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद .- 01( ख)-05/2014 का .-6897-- श्री आलोक शिकारी कच्छप , झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक-780/03, गृह जिला- राँची) अपर समाहर्ता, गुमला 

को स्थानांतरित करते 

हुए 

अगले आदेश 
तक अपर समाहर्ता, लातेहार के पद को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए 
अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


- 


संख्या- 3/पद .-01( ख)-05/2014 का.-6898-- श्री प्रभाकर कु० सिंह , झा ०प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
721/03, गृह जिला- पटना) सचिव , प्रादेशिक परिवहन प्राधिकार , उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल , 
हजारीबाग को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला 
ग्रामीण विकास अभिकरण , गोड्डा के पद को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए 
अपने वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/पद.-01( ख )-05/2014 का .-6899-- श्री सुधीर कुमार रंजन , झा ० प्र ० से० ( कोटि 
क्रमांक-633/ 03 , गृह जिला- हजारीबाग ) संयुक्त सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण 
विभाग, झारखण्ड, राँची अतिरिक्त प्रभार- उप निदेशक ( प्रशासन ) रिम्स , रांची को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


- 


, 


संख्या- 3/ पद.- 01( ख ) -05/2014 का .- 6900-- श्री गिरिजा शंकर प्रसाद , झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक -741/03, गृह जिला- भोजपुर ) अपर नगर आयुक्त , राँची नगर निगम, राँची को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


4 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 सितम्बर , 2019 
संख्या- 3/पद .-01( ख) -05/2014 का .-6901-- श्री जगबन्धु महथा, झा ०प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
635/03, गृह जिला- धनबाद) अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक संयुक्त सचिव , अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग , 
विभाग, झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


कल्याण 


- 


संख्या- 3/पद .-01( ख)-05/2014 का .-6902-- श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक-732/ 03 , गृह जिला- राँची ) संयुक्त सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद.-01( ख )-05/2014 का .-6903-- श्री अनिरूद्ध कुमार सिन्हा, झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक -720/03, गृह जिला- प० सिंहभूम) श्री राज पलिवार, माननीय मंत्री, श्रम, नियोजन एवं 
प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार के आप्त सचिव को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
संयुक्त सचिव , महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/पद.-01 ( ख)-05/2014 का .-6904-- श्री अमल कृष्ण सत्यजीत, झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक-709/03 , गृह जिला- राँची ) संयुक्त सचिव, कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक संयुक्त सचिव , राज्यपाल सचिवालय , 
झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

(ii) श्री सत्यजीत को अपने कार्यों के साथ संयुक्त निदेशक , श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान , 
झारखण्ड , राँची के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


, 


संख्या- 3/पद.-01( ख )-05/2014 का .-6905-- श्री राकेश रौशन , झा ० प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
698/03, गृह जिला- राँची ) संयुक्त सचिव , कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड , राँची को 
अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक सचिव , अनुसूचित जाति आयोग , झारखण्ड, राँची के पद का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


, 


संख्या- 3/पद .- 01( ख ) -05/2014 का .-6906-- श्री शाहिद अख्तर, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
712ए/03, गृह जिला- पूर्णिया ) संयुक्त सचिव, राजस्व पर्षद , झारखण्ड , रांची, अतिरिक्त प्रभार विशेष 
दण्डाधिकारी , भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड, राँची को अपने कार्यों के साथ अगले आदेश तक 
कार्यपालक पदाधिकारी , झारखण्ड राज्य हज समिति , राँची के पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है । 


- 


- 


, 


संख्या- 3/पद.-01 ( ख ) -05/2014 का .- 6907-- श्री अभय नन्दन अम्बष्ठ , झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक-712/03 , गृह जिला- दुमका ) संयुक्त सचिव , पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, झारखण्ड, राँची 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद 
को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


. 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 सितम्बर, 2019 


5 


संख्या- 3/ पद.- 01( ख ) -05/2014 का .-6908-- श्री चन्द्रशेखर प्रसाद , झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
596/03 , गृह जिला- गोपालगंज) परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास अभिकरण , सिमडेगा 
को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक , समेकित जनजाति विकास 
अभिकरण , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद.- 01 ( ख) -05/2014 का .-6909-- श्री सलन भुईयां , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
745/03, गृह जिला- राँची) परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण , साहेबगंज को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, 
सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/ पद .-01 ( ख )-05/2014 का .- 6910-- श्री राजीव रंजन , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
718/03, गृह जिला- राँची ) महाप्रबंधक , झारखण्ड पर्यटन विकास निगम- सह - संयुक्त निदेशक पर्यटन , 
राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम के पद 
को संयुक्त सचिव एवं समकक्ष स्तर में उत्क्रमित करते हुए पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद .-01( ख) -05/2014 का .-6911-- श्री सुबोध कुमार , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
790/03 , गृह जिला- हजारीबाग) अपर जिला दण्डाधिकारी ( विधि व्यवस्था), पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर , 
अतिरिक्त प्रभार- अपर निदेशक, भू- अर्जन एवं पुनर्वास सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना , जमशेदपुर को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर उपायुक्त , सरायकेला- खरसावां के पद पर पदस्थापित 
किया जाता है । 

(ii) श्री कुमार को अपने कार्यों के साथ अपर नगर आयुक्त , आदित्यपुर नगर निगम का 
अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता हैं । 


संख्या- 3/पद.-01 ( ख) -05/2014 का .-6912-- श्री राकेश कुमार दुबे , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
791/03, गृह जिला- देवघर) अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि व्यवस्था ), धनबाद को स्थानांतरित करते 
हुए 

अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गिरिडीह के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/ पद .-01( ख )-05/2014 का .- 6913-- श्री अनुज कु ० प्रसाद , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
839/03, गृह जिला- रांची) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, 
कोडरमा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, साहेबगंज के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद.-01( ख) -05/2014 का .-6914-- श्री अरूण कु ० एक्का, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
877/03, गृह जिला- गुमला) निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, गोड्डा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक, लेखा प्रशासन एवं 
स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


6 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 सितम्बर , 2019 
संख्या- 3/पद.-01 ( ख) -05/2014 का .-6915-- श्री चन्द्र भूषण सिंह, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
856/03, गृह जिला- राँची) आयुक्त के सचिव, कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, देवघर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


, 


, 


संख्या- 3/ पद .-01( ख) -05/2014 का .- 6916-- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंहा, झा ०प्र ० से० ( कोटि 
क्रमांक -808 ए/03, गृह जिला- औरंगाबाद ) उप सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग , राँची को 
स्थानांतरित करते 

हुए 

अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/ पद.- 01( ख )-05/2014 का .-6917-- श्रीमती मनीषा जोसेफ तिग्गा , झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक -864/03, गृह जिला- रांची) उप सचिव , नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड, राँची को 
स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


. 


संख्या- 3/पद .-01( ख)-05/2014 का .-6918-- श्रीमती नीरज कुमारी, झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
808 सी/03, गृह जिला- गया ) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , रांची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव , झारखण्ड लोक सेवा आयोग, 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद .-01( ख )-05/2014 का .- 6919-- श्रीमती ज्योत्सना सिंह , झा ० प्र ० से ० (कोटि 
क्रमांक -733/03, गृह जिला- बोकारो) निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण , रामगढ़ को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, 
जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/पद.- 01 ( ख )-05/2014 का .- 6920-- श्रीमती नीलम लता, झा ० प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
758 ए/ 03, गृह जिला- भागलपुर) उप सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास 
अभिकरण, रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद.-01 ( ख) -05/2014 का .-6921-- सुश्री सीमा कुमारी उदयपुरी, झा ०प्र ० से० (कोटि 
क्रमांक -814/03, गृह जिला- पलामू) निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, जमशेदपुर को स्थानांतरित 
करते हुए अगले आदेश तक उप सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, 
झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


. 


संख्या- 3/पद.- 01 ( ख )-05/2014 का .-6922-- श्री संदीप कुमार , झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
759/03, गृह जिला- गिरिडीह ) अपर नगर आयुक्त , धनबाद नगर निगम , धनबाद , अतिरिक्त प्रभार 
सक्षम प्राधिकार ( ONGC ), बोकारो को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक सक्षम प्राधिकार 
( ONGC ), बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 सितम्बर, 2019 


7 


संख्या- 3/ पद.- 01 ( ख) -05/2014 का .-6923-- श्री आलोक कुमार , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
832/03, गृह जिला- लोहरदग्गा) अपर समाहर्ता, सिमडेगा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश 
तक निदेशक , लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन , जिला ग्रामीण विकास अभिकरण , गिरिडीह के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद.- 01( ख ) -05/2014 का .-6924-- श्री नन्दकिशोर लाल , झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
764/03 , गृह जिला- राँची) अपर समाहर्ता, जामताड़ा को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अपर जिला दण्डाधिकारी (विधि व्यवस्था), जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद.- 01( ख )-05/2014 का .-6925-- श्री असीम किसपोट्टा , झा ०प्र ० से ० (कोटि क्रमांक 
869/03 , गृह जिला- राँची ) सचिव , स्पीयाडा , देवघर को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप 
सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/ पद .- 01( ख )-05/2014 का .- 6926-- मो ० आसिफ हसन , झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
844/03, गृह जिला- राँची) उप सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची ( ग्रामीण कार्य प्रभाग) 
अतिरिक्त प्रभार- सदस्य , झारखण्ड राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, राँची को स्थानांतरित करते 

हुए 

अगले 
आदेश तक उप सचिव , स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग , झारखण्ड, राँची के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. मो ० हसन , सदस्य , झारखण्ड राज्य वक्फ न्यायाधिकरण, राँची के पद के अतिरिक्त प्रभार 
में बने रहेंगे । 


, 


संख्या- 3/ पद.-01( ख) -05/2014 का .-6927-- श्री सुधीर कु ० गुप्ता, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
835/03, गृह जिला- धनबाद ) क्षेत्रीय विकास पदाधिकारी , प्रमण्डलीय आयुक्त का कार्यालय, संथाल 
परगना प्रमण्डल, दुमका को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अपर समाहर्ता, गुमला के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


. 


संख्या- 3 / पद .- 01( ख )-05/2014 का .-6928-- श्री सुरेन्द्र कुमार , झा ० प्र ० से० ( कोटि क्रमांक 
846/03 , गृह जिला- हजारीबाग) जिला आपूर्ति पदाधिकारी, चतरा की सेवा खाद्य, सार्वजनिक वितरण 
एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अपर 
समाहर्ता, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद.-01 ( ख )-05/2014 का .- 6929-- श्रीमती सरोज तिर्की, झा ० प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
825/03, गृह जिला- राँची) अनुमण्डल पदाधिकारी , बुण्डू की सेवा अगले आदेश तक राजस्व , निबंधन 
एवं भूमि सुधार विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


8 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 सितम्बर , 2019 
संख्या- 3/ पद .- 01 ( ख)-05/2014 का.-6930-- श्री नन्दकिशोर गुप्ता, झा ०प्र ० से ० ( कोटि क्रमांक 
789/03, गृह जिला- मुजफ्फरपुर ) अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर सदर को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक विशेष भू- अर्जन पदाधिकारी, सुवर्णरेखा परियोजना , आदित्यपुर , जमशेदपुर के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/पद .-01( ख)-05/2014 का .-6931-- श्री राजेश कुमार साह, झा ० प्र० से ० ( कोटि क्रमांक 
828/03, गृह जिला- पाकुड़) सेवा सक्षम प्राधिकार (Competent Authority ) राँची के पद पर 
प्रतिनियुक्ति हेतु गेल ( इंडिया ) लिमिटेड की सेवा गेल इंडिया से वापस लेते हुए अगले आदेश तक 
अनुमण्डल पदाधिकारी , बुण्डू , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii श्री साह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् बुण्डू 
अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/पद.-01 ( ख)-05/2014 का .-6932-- श्री सागर कुमार , झा ०प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला- गुमला) कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल 
पदाधिकारी , लातेहार के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् लातेहार 
अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


. 


ख्या- 3/पद .-01 ( ख)-05/2014 का .-6933-- श्री कुंवर सिंह पाहन , झा ०प्र ० से ० (प्रथम बैच , गृह 
जिला- राँची) अंचल अधिकारी , चितरपुर, रामगढ़ की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड, राँची से सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमडेगा के पद पर 
पदस्थापित किया जाता है । 

ii श्री पाहन को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् सिमडेगा 
जिला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


, 


, 


संख्या- 3/ पद.-01( ख ) -05/2014 का .-6934-- श्री हरिवंश पंडित , झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच, गृह 
जिला- गिरिडीह ) प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझगांव, प० सिंहभूम की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, 
झारखण्ड, राँची से सेवा वापस लेते हुए अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा , गोड्डा के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii श्री पंडित को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् महागामा 
अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद.-01( ख ) -05/2014 का .- 6935- मो ० जियाउल अंसारी , झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच, 
गृह जिला- गोड्डा ) भूमि सुधार उप समाहर्ता, बरही की सेवा राजस्व , निबंधन एवं भूमि सुधार 
विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , ऊर्जा विभाग, झारखण्ड , 
राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 सितम्बर , 2019 


9 


संख्या- 3/ पद.- 01 ( ख )-05/2014 का .- 6936-- श्री अजय सिंह बड़ाईक , झा ० प्र ० से ० ( प्रथम बैच , 
गृह जिला- गुमला) सक्षम प्राधिकार, इंडियन ऑयल कॉरर्पोरेशन लिमिटेड ( IOCL ), जसीडीह, देवघर की 
सेवा इंडियन ऑयल कॉरर्पोरेशन से वापस लेते हुए जिला कल्याण पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन 
हेतु अगले आदेश तक सेवा अनुसूचित जनजाति , अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग, 
कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 3/ पद .- 01( ख )-05/2014 का .-6937-- श्री जय ज्योति सामन्ता, झा ० प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 831/03, गृह जिला- बोकारो ) जिला भू- अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज की सेवा राजस्व, निबंधन 
एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , कृषि, 
पशुपालन एवं सहकारिता विभाग , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


संख्या- 3/ पद .-01( ख)-05/2014 का .- 6938-- श्रीमती पूनम कच्छप , झा ०प्र ० से ० (प्रथम बैच, 
गृह जिला- राँची ) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, चाण्डिल , 
सरायकेला- खरसावां के पद को अनुमण्डल पदाधिकारी एवं समकक्ष कोटि में उत्क्रमित करते हुए अपने 
वेतनमान में पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 3/पद .-01( ख )-05/2014 का .- 6939-- श्रीमती हेमा प्रसाद, झा ०प्र ० से ० ( प्रथम बैच , गृह 
जिला- देवघर) अनुमण्डल पदाधिकारी , चास ( बोकारो) की सेवा अगले आदेश तक राजस्व, निबंधन एवं 
भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


संख्या- 3/पद .-01 ( ख)-05/2014 का .-6940-- श्री सुरजीत कुमार सिंह, झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 832 ए/03 , गृह जिला- औरंगाबाद ) अनुमण्डल पदाधिकारी, महागामा को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर , पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii . श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् 
मेदिनीनगर अनुमण्डल 

के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद.-01( ख )-05/2014 का .- 6941-- श्री विजय कुमार, झा ०प्र ०से ० (प्रथम बैच, गृह 
जिला- राँची) अंचल अधिकारी, साहेबगंज सदर की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड, राँची से सेवा वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अनुमण्डल पदाधिकारी, चास , बोकारो 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् चास 
अनुमण्डल के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


10 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 सितम्बर , 2019 
संख्या- 3/पद.-01( ख)-05/2014 का .-6942-- श्री मिथिलेश कुमार झा , झा ०प्र ० से ० ( कोटि 
क्रमांक- 622/03, गृह जिला- मुजफ्फरपुर ) कार्यपालक दण्डाधिकारी, हजारीबाग को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री झा को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् साहेबगंज 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/पद .-01( ख )-05/2014 का .-6943-- श्री यादव बैठा, झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित बैच , 
गृह जिला- राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी , गढ़वा की अगले आदेश तक सेवा ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौपी जाती है । 


. 


संख्या- 3/ पद.- 01 ( ख ) -05/2014 का .-6944-- श्री रवि शंकर , झा ० प्र ० से ० ( द्वितीय सीमित बैच , 
गृह जिला- शेखपुरा , बिहार ) कार्यपालक दण्डाधिकारी, राँची सदर को स्थानांतरित करते हुए 

अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii . श्री शंकर को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् 
हजारीबाग के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/पद .- 01 ( ख )-05/2014 का .- 6945-- श्री मेघनाथ उराँव , झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित बैच , 
गृह जिला- राँची ) कार्यपालक दण्डाधिकारी , छूटी की सेवा अगले आदेश तक ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड , राँची को सौंपी जाती है । 


, 


, 


संख्या- 3/ पद. -01 ( ख) -05/2014 का .- 6946-- श्री चन्द्रजीत सिंह, झा ० प्र ० से० ( चतुर्थ सीमित 
बैच , गृह जिला- बोकारो) कार्यपालक दण्डाधिकारी, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
कार्यपालक दण्डाधिकारी, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् गढ़वा के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/पद .- 01 ( ख) -05/2014 का .- 6947-- श्रीमती बबली कुमारी, झा ० प्र ० से० ( द्वितीय 
सीमित बैच , गृह जिला- पूर्वी चम्पारण , बिहार ) कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू, राँची को स्थानांतरित 
करते हुए 

अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, सरायकेला के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्रीमती कुमारी को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् 
सरायकेला के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद .- 01 ( ख )-05/2014 का.- 6948-- श्री देवेन्द्र कुमार , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- राँची) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, लोहरदगा सदर 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 
ii. श्री 

कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् लोहरदगा 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण) सोमवार , 30 सितम्बर, 2019 


11 


. 


संख्या- 3/पद.-01( ख) -05/2014 का .-6949 - मो ० अफताब आलम, झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच, गृह 
जिला- धनबाद ) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , हुसैनाबाद, 
पलामू के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii . मो ० आलम को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् 
हुसैनाबाद के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


, 


संख्या- 3/पद .- 01 ( ख )-05/2014 का .-6950-- श्री सत्यम कुमार , झा ०प्र ० से ० (पंचम बैच , गृह 
जिला- औरंगाबाद, बिहार ) पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत को अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, 
बुण्डू, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री कुमार को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् बुण्डू के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


- 


संख्या- 3/पद.- 01 ( ख) -05/2014 का .- 6951-- श्री देवेन्द्र कुमार दास , झा ०प्र ० से ० ( चतुर्थ सीमित 
बैच , गृह जिला- हजारीबाग ) कार्यपालक दण्डाधिकारी, साहेबगंज को स्थानांतरित करते हुए अगले 
आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, झूटी सदर के पद पर पदस्थापित किया जाता 

ii. श्री दास को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् खूटी सदर 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/पद .-01 ( ख)-05/2014 का .-6952-- श्री मनोज कुमार , झा ०प्र ० से० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- रामगढ़) कार्यपालक दण्डाधिकारी, पोड़ाहाट (चक्रधरपुर ) की सेवा अगले आदेश तक राजस्व, 
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


. 


संख्या- 3/पद.-01( ख) -05/2014 का.-6953-- श्री प्रभाष कुमार दत्ता , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , 
गृह जिला- राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी , बोकारो की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड , राँची 
को सौंपने संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०- 4047 दिनांक 27.05.2019 को विलोपित किया जाता है । 

श्री दत्ता अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , बोकारो के पद पर बने रहेंगे । 


, 


संख्या- 3/पद .-01( ख )-05/2014 का .- 6954-- श्री राहुल वर्मा, झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- राँची) कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को 
सौंपने संबंधित विभागीय अधिसूचना सं०- 4048 दिनांक 27.05.2019 को विलोपित किया जाता है । 

श्री वर्मा अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, रामगढ़ के पद पर बने रहेंगे । 


12 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 30 सितम्बर , 2019 
संख्या- 3/ पद .-01 ( ख )-05/2014 का .-6955-- श्री संजय कुमार प्रसाद , झा ०प्र ० से ० ( तृतीय बैच, 
गृह जिला- चतरा ) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय , राँची की सेवा राजस्व, निबंधन 
एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक 
दण्डाधिकारी , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii. श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (एक्ट 2, 1974) की धारा 20 के तहत् राँची के 
लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


संख्या- 3/ पद.-01( ख) -05/2014 का .-6956-- श्री किस्टो कुमार बेसरा , झा ०प्र ० से० ( तृतीय बैच, 
गृह जिला- गिरिडीह ) कार्यपालक दण्डाधिकारी , रामगढ़ की सेवा अगले आदेश तक ग्रामीण विकास 
विभाग, झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 


, 


गृह 


संख्या- 3/पद .-01( ख)-05/2014 का .-6957-- श्री अखिलेश कुमार , झा ०प्र ० से ० (तृतीय बैच , 
जिला- सरायकेला- खरसांवा) प्र ० वि ० पदा ० , कटकमसांडी , हजारीबाग की सेवा ग्रामीण विकास विभाग , 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक अपने वेतनमान में विशेष कार्य पदाधिकारी, 
मुख्यमंत्री सचिवालय , झारखण्ड , राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


, 


- 


संख्या- 3/पद.-01( ख ) -05/2014 का .-6958-- श्री अमर प्रसाद, झा ० प्र ० से० ( तृतीय बैच , गृह 
जिला- गुमला) अंचल अधिकारी, देवघर सदर की सेवा राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, 
झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए इन्हें अगले आदेश तक कार्यपालक दण्डाधिकारी , धनबाद के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 

ii . श्री प्रसाद को दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट 2, 1974 ) की धारा 20 के तहत् धनबाद 
के लिए दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदान की जाती है । 


, 


संख्या- 3/पद.-01( ख )-05/2014 का .- 6959- मो ० परवेज , झा ०प्र ० से० ( तृतीय बैच , गृह 

जिला 
गुमला) प्र०वि ०पदा ०, रंका, गढ़वा की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची से वापस लेते हुए 
इन्हें अगले आदेश तक सहायक नगर आयुक्त , विश्रामपुर नगर परिषद्, पलामू के पद पर पदस्थापित 
करते हुए 

सेवा नगर विकास एवं आवास विभाग , झारखण्ड, राँची को सौंपी जाती है । 

2. सभी संबंधित पदाधिकारी धारित पद का प्रभार त्याग कर दिनांक 01.09.2019 तक नव 
पदस्थापित पद का प्रभार ग्रहण करने की कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


खेतान , 


अशोक कुमार 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 760 -- 50 


